रजिस्ट्री संडी एल -33004 / 99 


REGD . NO . D . L.-33004/99 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड3 - उप- सग ( 
PART - Section3 - Sub - rection ( ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1044 ] 
No. 1044 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 21, 2003 / कार्तिक 30 , 1925 
NEW DELHI, FRDAY , NOVEMBER 21, 2003/KARTIKA 30 , 1925 


. 


- 


- - 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 नवम्बर , 2003 


आय- कर 


का . आ . 1335( ). - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , आय- कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय - कर ( अठाईसवाँ संशोधन ) नियम , 2003 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आय- कर नियम , 1962 में , 
( क ) भाग 9 में , नियम 42 और नियम 43 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे अर्थात् : 

" 42 कर समाशोधन प्रमाण पत्र के लिए विहित प्राधिकारी -- 
( 1 ) धारा 230 की उपधारा ( 1) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, यथास्थिति ऐसा मुख्य आय- कर आयुक्त या महानिदेशक , 

आय - कर जिसकी अधिकारिता उन व्यक्तियों पर होगी जो भारत में अधिवास नहीं कर रहे हैं या ऐसे मुख्य आयुक्त या 

महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य आय - कर प्राधिकारी होगा । 
( 2 ) धारा 230 की उपधारा ( 1क ) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी, ऐसा मुख्य आय - कर आयुक्त जिसकी अधिकारिखा ऐसे 

व्यक्तियों पर है जो भारत में अधिवास कर रहे हैं या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य आय- कर प्राधिकारी होगा : 
परन्तु धारा 230 की उपधारा ( 1क ) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट भारत में अधिवास करने वाले व्यक्ति की दशा में आवेदन उस निर्धारण 
अधिकारी को किया जाएगा, जिसके पास ऐसे व्यक्ति का निर्धारण करने की अधिकारिता है । 


3509 GI/ 2003 - 1 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - Sec. 3(i)] 
43. धारा 230 की उपधारा (1) और उपधारा ( 1क ) के प्रयोजनों के लिए प्ररूप और प्रमाणपत्र 
( 1) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में अधिवास नहीं करता है, यथास्थिति खंड (i) या खंड ( i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा दिया जाने 
वाला वचनबंध प्ररूप 30अ में होगा । 
( 2) धारा 230 की उपधारा ( 1) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला अनापत्ति प्रमाणपत्र प्ररूप सं. 30आ में होगा और 
वह उसमें उल्लिखित अवधि के लिए वैध होगा । 
( 3) भारत में अधिवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, प्ररूप सं० 301 में होगी । 
( 4 ) धारा 230 की उपधारा ( 1अ ) के पहले परन्तुक के अधीन आवेदन , प्ररूप सं. 31 में किया जाएगा । 
( 5) धारा 230 की उपधारा (1अ) के पहले परन्तुक के अधीन जारी किया जाने वाला कर समाशोधन प्रमाणपत्र प्ररूप सं. 33 में होगा और 
वह उसमें उल्लिखित अवधि के लिए विधिमान्य होगा । 
( 6 ) उपनियम (1 ) में निर्दिष्ट वचनबंध और उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट अनापत्ति प्रमाणपत्र की एक प्रति, यथास्थिति, उस मुख्य आयुक्त 
या महानिदेशक को प्रेषित की जाएगी जिसकी धारा 230 की उपधारा (1 ) के खंड (i) या खंड ( i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर अधिकारिता 

है । "; 
( ख ) परिशिष्ट 2में , 

( अ ) प्ररूप सं. 30 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" प्ररूपसं0 300 

(नियम 43 देखिए ) 
आय- कर अधिनियम, 1961 की धारा 230 की उपधारा ( 1) के अधीन प्रस्तुतकिए जाने वाले वचनबंध का प्ररूप 


सेवा में , 


( विहित प्राधिकारी का पदनाम ) 

धारा 230 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अधीन जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र को ध्यान में रखते हुए , *मैं /हम भारत सरकार 
को ऐसे कर का संदाय करने का वचनबंध करता हूं/ करते हैं , जो धन - कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ), दान - कर अधिनियम, 1958 ( 1958 
का 18 ) आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) या व्ययकर अधिनियम, 1987 ( 1987 का 35 ) के अधीन * मेरे/हमारे नियोजनाधीन अवधि के 
दौरान उपार्जित आय की बाबत संदेय हैं या संदेय हो सकेंगे । * मेरे /हमारे द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनसे आय प्राप्त हुई है , के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : 

1. पूरा नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 
2. पिता ( या पति ) का नाम 
3. पासपोर्ट सं./ आपात प्रमाणपत्र सं. 
...................... ( तारीख )................... को ..............................( स्थान और देश ) से जारी किया गया । 
2. * मेरा/हमारा स्थायी लेखा संख्यांक ( पैन ).................. है । 

3. * मैं /हम यह भी वचनबंध करता हूं / करते हैं कि ऊपर निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में उस पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी 
द्वारा प्रमाणित कोई रकम, जो शोध्य है और उसके द्वारा पूर्वोक्त सभी या किन्हीं अधिनियमितियों या अन्य अधिनियमिति ( यों ) के अधीन संदेय है मेरे । 
हमारे द्वारा उस रकम के यथा पूर्वोक्त शोध्य और संदेय होने के निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा और ऐसी किसी रकम के संबध में , 
किसी भी दशों में और किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई विवाद नहीं किया जाएगा । 


.. . .. 


. 


. . . 


. 


. 


INThul . 14. 1 


[ भाग ! - बड 35 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
4. इसके अतिरिक्त म/ हम यह वचनबंध करता हूं/ करते हैं और घोषणा करता हूं/ करते हैं कि यह वचनबंध किसी मृत्यु विष्ट 
परिसमापन द्वारा नहीं होगा या अन्यथा प्रभावित नहीं होगा, और मेरे/ हमारे या मेरी/हमारी आस्ति / आस्तियों के विरुद्ध तब तक पूर्ण रूप से प्रत और 
प्रभावी रहेगा जब तक कि इसके अधीन शोध्य और संदेय या शोध्य या संदेय होने वाली कर की रकम पूर्णत : संदाय न कर दी गई हो । 

5. मैं/हम यह भी वचनबंध करता हूं/करते हैं कि केन्द्रीय सरकार को इस वचनबंध के अधीन सोध्न और संदेय या शोध्य और संदेष 
होने वाली किसी कर की वसूली के लिए प्राप्त किन्हीं अन्य उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार आय - कर अधिनियम, 1961 की 
दूसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों या समय- समय पर उनके किसी उपांतरण के अनुसार , " मुझसे/हमसे उक्त कर की वसूली करने की हकदार होगी 
तथा केन्द्रीय सरकार के लिए पूर्व उल्लिखित किसी कर की वसूली के लिए * मेरे/ हमारे विरुद्ध वाद लाने से पूर्वनिर्धारिती/निर्धारितियों के विरुद्धकिन्हीं 
विधिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करना और/ या नि : शेष करना आवश्यक नहीं होगा । 


भधारा 230 ( 1) के खंड (i) में निर्दिष्ट नियोजक ] 


या 


* धारा 230 ( 1 ) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति ] 


स्थान : 
तारीख : 
जो लागू न हो उसे काट दें । 


प्ररूपसं० 30आ 

( नियम 43 देखिए) 
ऐसा व्यक्ति, जो भारत में अधिवास नहीं करता है , के लिए आय - कर अधिनियम, 1961 की धारा 230 ( 1 ) के अमीन 

अनापत्ति प्रमाणपत्र 

पोलियो संommmmm 


भारत सरकार 


___ यह प्रमाणित किया जाता है कि आय- कर विभाग को उन व्यक्तियों , जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं के वायुयान / जलयान/ भूमिमार्ग से भारत 
छोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है । 


1. पूरा नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 


: ............................. 


2. पिता ( या पति ) का नाम 


3. पासपोर्ट सं०/ आपात प्रमाणपत्र सं० 


यह प्रमाणपत्र तारीख .... " 

........... को या उसके पश्चात् और ........ 
पूर्व प्रारंभ होने वाली यात्रा या यात्राओं के लिए विधिमान्य है । 


स्थान 


तारीख ....... 


. 


( विहित प्राधिकारी) . . 


( मुद्रा ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART H - SEc . ( i)] 


प्ररूपसं0 301 

(नियम 43 देखिए) 
आय - कर अधिनियम, 1961 की धारा 230 ( 18 ) के अधीन ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप 


सेवा में 


( विहित प्राधिकारी का पदनाम ) 
महोदय, 

धारा 230 की उपधारा (19 ) के अधीन यथापेक्षित आवश्यक विशिष्टियां निम्नलिखित हैं 
1. पूरा नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 
2. वर्तमान पता 


3. स्थायी पता 


4. * पिता /पति का नाम 
5. भारत में कारबार/ वृत्ति की प्रकृति 
6 . धारा 1398 के अधीन * आबंटित स्थायी लेखा संख्यांक 


*मेरी कुल आय आय- कर से प्रभार्य नहीं है 
( उपाबंध के अनुसार प्रमाणपत्र ) 


या 


* मेरे द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं है ( उपाबंध के अनुसार 
प्रमाणपत्र ) 


7. भारत के बाहर दौरे का प्रयोजन 
8. भारत के बाहर ठहरने की प्राक्कलित अवधि 


9. पासपोर्ट सं०/ आपात प्रमाणपत्र सं० 
( क ) 

................. को जारी ( तारीख )....... 

............"से ( स्थान ) ......... 


( ख ) .............. 


मैं यह घोषण करता हूं/ करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रस्तुत सूचना सही है और सत्य रूप से कथित है । 


स्थान ......... 


..... 


. 


. 


. 


तारीख 


भवदीय, 


आवेदक 


* जो लागू न हो, उसे काट दें । 


. . 


...... ... . 


[ भाग 1 - खण्ड ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भारत में अधिवास करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र जिसकी कुल आय आय- कर से प्रभार्य नहीं 
हैयाजिसके द्वारा आय - कर अधिनियम के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त किया जाना आपेक्षित नहीं है 


.... ... पुत्र / पुत्री / पत्नी ... ............ "निवासी ............. 

प्रमाणित 
करता हूं कि 

( क ) मुझे आय- कर अधिनियम, 1961 की धारा 1398 के उपबंधों के अधीन कोई *स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है; 


( ख ) 


आप- कर अधिनियम , 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित "मेरी कुल आय, कर से प्रभार्य नहीं है ; 


( ग ) * मेरे द्वारा आय - कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक प्राप्त किया जाना अपेक्षित है । 


( प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ) 


नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ). . ... ." 


पता ..................................... 


सत्यापन 


. 


. 


. 


. 


.. 


"प्रमाणित करता हूं कि ऊपर कथित कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और 


* मैं ............................ 
विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं । 
आज, 

.............." ता 


4 


. 


. 


. 


. । 


..........." को सत्यापित । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान : 


( प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ) 


नाम ( स्पष्ट अक्षरों में )....... 


पता ............ 


* जो लागू न हो , उसे काट दें । " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PARTIL - SEc. 3( i)] 


( ख ) प्ररूप 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा , अर्थात् : 


“ प्ररूपसं0 31 

(नियम 43 देखिए) . 
आय- कर अधिनियम, 1961 की धारा 230 की उपधास ( अ ) के पहले परन्तुक के अधीन 

प्रमाणपत्र के लिए आवेदन 


सेवा में , 
निर्धारण अधिकारी, 


महोदय , 

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे * कर समाशोधन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाए । आवश्यक विशिष्टयां निम्नलिखित है 
1. आवेदक का पूरा नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 
2. स्थायी लेखा संख्यांक 
3. वर्तमान पता 
4. स्थायी पता 
5. पिता ( या पति ) का नाम 
6. अधिवास और राष्ट्रीयता 
7. भारत में कारबार या वृत्ति आदि की प्रकृति 
8. क्या छूट अधिनियम की किसी धारा के अधीन दावाकृत है ? यदि हां , 

तो कौन सी ? 
१. स्थान , जहां कारबार या वृत्ति की जा रही है/ थी 
10. भारत में आगमन की तारीख ( पूर्व दौरे कब किए थे और प्रत्येक मामले : 

में ठहरने की अविध क्या थी ) 
11. यात्रा का गन्तव्य 
12. प्रस्थान की संभावित तारीख 
13. यात्रा का ढंग ( वायुयान/ जलमार्ग/ भूमिमार्ग * द्वारा ) 
14. यात्रा वापसी की तारीख, यदि कोई हो । 
15 . पासपोर्ट सं० / आपात प्रमाणपत्र सं० 
( क ) ......................... ( तारीख ) को जारी किया गया 

............... से ( स्थान ) और देश ... 
मैं यह घोषित करता हूं/ करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रस्तुत सूचना सही है और सत्य रूप से कथित है । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( ख ) 


स्थान 


. . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . 


भवदीय, 
आवेदक 


. | 


. . . 


" 


. . 


.11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] 
* जो लागू न हो, उसे काट दें । "; 


( ग) प्ररूप सं० 32 का लोप किया जाएगा ; 
( घ ) प्ररूप सं० 33 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: 


“ प्ररूपसं० 33 

(नियम 43 देखिए) 
आय- कर अधिनियम , 1961 की धारा 230 की उपधारा ( 1 ) के पहले परन्तुक के अधीन 
समाशोधन प्रमाणपत्र 

फोलियो सं० 


भारतसरकार 


1. पूरा नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 


2. पिता ( या पति ) का नाम 


3. स्थायी लेखा संख्यांक 
4. पासपोर्ट सं० / आपात प्रमाणपत्र सं० 


यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित आवेदक 


*( क ) का कोई दायित्व बाकी नहीं है। 


* ( ख ) ने उन करों के संदाय के लिए संतोषप्रद प्रबंध किए हैं जो धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ), दानकर अधिनियम, 1958 

( 1958 का 18 ), आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या व्यय कर अधिनियम , 1987 ( 1987 का 35 ) के अधीन संदेव है 
या संदेय हो सकते हैं । 


. ...... को या उसके पश्चात् और . 


. से पूर्व प्रारंभ होने वाली बात्रा 


यह प्रमाणपत्र तारीख ..... 
या यात्राओं के लिए विधिमान्य है । 
स्थान 
तारीख ............ 
( मुद्रा) 


(निर्धारण अधिकारी) 


* जो पैरा लागू न हो, उसे काट दें ।" ; 


( ङ) प्ररूप सं० 34 का लोप किया जाएगा । 


[ अधिसूचना सं० 299/2003 / फा०सं०142 /34/2003 - टी०पी०एल० ( पीटी )] 

दीपिका मितल, अवर सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना सं० का आ० 969 ( अ ) दिनांक 26 मार्च, 1962 के तहत प्रकाशित किए गए थे और आय - कर 

( सताईसवां संशोधन ) नियम , 2003 अधिसूचना सं. 298 /2003 , दिनांक 20 - 11 - 2003 के तहत अन्तिम संशोधन किया गया । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3(ü )] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st November, 2003 

(INCOME - TAX ) 


S . O . 1335 ( E ) - in exercise of the powers conferred by section 295 of the 
Income - tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby 
makes the following rules further to amend the Income tax Rules, 1962, namely : 


1. 


(1) These rules may be called the Income tax (Twenty- Eighth 
- Amendment) Rules , 2003 . 

(2 ) They shall come into force from the date of publication in the 
OfficialGazette . 


2 . 


In the Income tax Rules, 1962 , 


(a ) 


in Part IX , for rules 42 and 43, the following rules shall be 
substituted , namely : - 


" 42 . Prescribed authority for tax clearance certificates . 


( 1) For the purposes of sub - section (1 ) of section 230 , the 
prescribed authority shall be the Chief Commissioner of Income- tax 
or the Director-General of Income-tax , as the case may be , who 
has jurisdiction over the persons not domiciled in India or any other 
income- tax authority authorized by such Chief Commissioner or 
Director General in this behalf . 


(2 ) For the purposes of sub -section ( 1A ) of section 230 , the 
prescribed authority shall be the Chief Commissioner of Income- tax 
having jurisdiction over the persons domiciled in India or any other 
income- tax authority authorized by him in this behalf . 


Provided that in the case of a person domiciled in India 
referred to in the first proviso to sub - section ( 1A ) of section 230 , the 
application shall be made to the Assessing Officer who has 
jurisdiction to assess such person . . 


filler 


[ T [I - EUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


IMA , 

SMP 


43 . Forms and certificates for the purpose of sub -sections 
( 1) and ( 1A ) of section 230 . 


(1 ) An undertaking to be furnished to the prescribed authority by 
a person not domiciled in India from the persons referred to in 
clause (j) or clause (il), as the case may be , shall be in Form No . 


30A . 


(2 ) A No-Objection Certificate to be issued by the prescribed 
authority under sub -section ( 1 ) of section 230 shall be in Form No . 
30B and shall be valid for the period mentioned therein . 


(3) The information to be fumished by a person domiciled in 
India shall be in Form No. 30C . 


( 4 ) An application under the first proviso to sub -section (1A ) of 
section 230 may be made in Form No. 31 . . 


(5 ) A tax clearance certificate issued under the first proviso to 
sub -section (1A ) of section 230 shall be in Form No. 33 and shall. 
be valid for the period mentioned therein . 


(6 ) A copy of the undertaking referred to in sub -rule (1 ) and the 
non -objection certificate referred to in sub -rule (2 ) shall be 
forwarded to the Chief Commissioner or Director General, as the 
case may be, having jurisdiction over the persons referred to in 
clause (i) or clause (ii) of sub -section ( 1) of section 230 ."; 


(b ) 


in Appendix II, 


(A ) after Form NO . 30 , the following forms shall be inserted , namely: - 


"FORM NO . 30A 

[See rule 43) 
Form of undertaking to be fumished under sub -section (1 ) of section 230 of the 

Income- tax Act, 1961 


10 . 


[Designation of the Prescribed Authority 


In consideration of a no -objection certificate to be issued under the provisions of 
sub -section (1 ) of section 230 , *I/we hereby undertake to pay to the Govemment of India 
the taxes which are or may become payable under the Wealth - tax Act, 1957 (27 of 
1957 ), the Gift- tax Act, 1958 (18 of 1958 ), the income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Expenditure - tax Act, 1987 ( 35 of 1987) in respect of the income eamed during the period 


350.965 103-2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I — S & c . 3 (ü ) ] 


of employment under * me/us/ income received from *me/us by the person whose details 
are given below : 


1. Full Name ( in Block letters ) 
2 . Name of Father (or Husband ) 
3 . Passport No ./ Emergency Certificate No . 


Issued 


from 


on ..... .. .... .... .(date ) 

... ...... .... .. (place & country ) 


2 . 


" My/Our Permanent Account Number (PAN ) is .......... 


3. * I/ 

We further undertake that any amount certified by the Assessing Officer having 
jurisdiction in the case of the person referred to above as due and payable by him under 
all or any of the aforesaid enactments or other enactment(s ) shall be accepted by me/us 
as conclusive evidence of the said amountbeing due and payable as aforesaid , and no 
such amount shall, in any case and under any circumstances , be disputed. 


4 . Further, *I/We hereby undertake and declare that this undertaking shall not be 
determined or otherwise affected by any death /dissolution or liquidation , but shall remain 
in full force and effect against *me/us and *my/our estate /assets until such amount of tax 
as is or may become due and payable hereunder is paid in full . 


5 . * l/we further undertake that without prejudice to any other remedies open to the 
Central Govemment for recovering any tax which is or may become due and payable 
under this undertaking, the Central Govemment will be entitled to recover the said tax 
from *melus, in accordance with the rules contained in the Second Schedule to the 
Income - tax Act, 1961, or any modification thereof from time to time, and it shall not be 
necessary for the Central Govemment to initiate and / or exhaust any legal proceedings 
against the assessee (s) for the recovery of any tax as is aforementioned before suing 
me/ us for the recovery of the same. 


* [Employer referred to in clause ( of section 230 ( 1)] 

or 
*[Any other person referred to in clause (a) of section 230 ( 1)] 


Place : 
Date : 


*Delete whichever is not applicable . 


FORM NO . 30B 
[See rule 43] 


No-Objection Certificate for a person not domiciled in India under section 230 (1 ) 
of the income- tax act, 1961. 

Folio No............ 


GOVERNMENT OF INDIA 
This is to certify that the Income-tax Department has no objection for the person 
whose details are given below from leaving India by air/sea /land . 


. 


. 


. 


(MT - 


3 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1. 
2. 
3 . 


Full Name (in block letters ) 
Name of father (or husband ) 
Passport No./Emergency Certificate No. 


This certificate is valid for a joumey or joumeys to be commenced on or after 
__ and before 


Place 


Date 


(Prescribed Authority ) : 


: 


( SEAL ) 


FORM NO . 30C 
[See rule 43] 


Form for furnishing the details under section 230 (1A ) of the Income tax Act, 1961 


To 


: 


. 


. ! 


? 


(Designation of the Prescribed Authority ] 


Sir , 


I give below the necessary particulars as required under sub - section ( 1A ) of : . 
section 230 : 


1 . Full Name (in Block letters ) 
2 . Present Address 
3 . Permanent Address 

Name of * father/husband 
Nature ofbusiness /profession in India 
* The PAN allotted under section 139A 


Or 


*My total income is not chargeable to 
income- tax (certificates as per annexure ) 

Or 
* I am not required to obtain a PAN under 
the Income-tax Act , 1961 (certificate as per 
annexure ) 
The purpose of visit outside India 
Estimated period of stay outside India 
Passport No./Emergency Certificate No. .... 
(a ) Issued on ( date ) ... ... ... ... 
(b ) From (Place ) . 


9 . 


| declare that to the best my knowledge and belief, the information fumished is 
correct and truly stated. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec. 3Ü )] 


Place : 


Yours faithfully 


Date : 


Applicant 


* Delete whichever is not applicable . 


ANNEXURE 


Certificate to be furnished by a person domiciled in India whose total income is 
not chargeable to income- tax orwho is not required to obtain a PAN under the 

Income - tax Act 


__ *son /daughter /wife of 
hereby certify that: 


resident of _ _ _ 


do 


( a ) 


*No permanent account number has been allotted to me under the 
provisions of section 139A of the Income tax Act, 1961 ; 

OR 
*My total income computed in accordance with the provisions of the 
Income- tax Act, 1961 is not chargeable to tax ; 

OR 
* I am not required to obtain a permanent account number under the 
provisions of Income - tax Act, 1961 


(c) 


( Signature of the person giving the certificate ) 
Name (in Block letters ) . 
Address 


VERIFICATION 


do hereby certify that to the best of my knowledge and belief 
what is stated above is correct and truly stated . 


Verified today the 


day of 


Place : 


(Signature of the person giving the certificate ) 
Name (in Block letters ). 
Address 


* Delete whichever is not applicable ." ; 


[ YT ! - 


3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(B ) for Form No. 31, the following Form shall be substituted , 
namely : - 

"FORM NO . 31 
[See rule 43] 


Application for a certificate under the first proviso to sub -section ( 1A ) of section 230 of the 

Income tax Act, 1961 


TO, 


The Assessing Officer, 


Sir , 


I request that * Tax Clearance Certificate be granted to me. I give below the necessary 
particulars : 


1. Full name of the applicant (in black letters ) 


2 . Pemanent Account Number 


3 . Present address 


4 . Permanent address 


5 . Name of father ( or husband) 
6 . Domicile and Nationality 


7. Nature of Business or profession etc. in 

India 


8 . Whether exemption is claimed under any 

section of Act. ? If so , which ? 


9 . Place (s) at which the business or 

profession is /was camed on 


10 . Date of amval in India (When were the 

previous visits made and whatwere the 
periods of stay in each case ) 


11. Destination of jaymey 


12 . Probable date of departure 


13 . Mode of travel (by Air/Sea /Land ") 
14 . Date of intended retum , if any . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec.30 ) 


15 . Passport No./Emergency Certificate No. 


(a) issued on (date ) 
(b ) from (place and country ) 


I declare that to the best of my knowledge and belief, the information furnished in the 
application is correct and truly stated . 


Place : 
Date : 


Date : 


Yours faithfully 


- 


(Applicant) 


*Delete whichever is not applicable ."; 


(C ) 
(D ) 


the Form No . 32 shall be omitted ; 
for Form No. 33 , the following form shall be substituted , namely : 


" FORM NO . 33 
[See rule 43 ] 


Clearance certificate under the first proviso to sub - section ( 1A ) of section 

230 of the Income- tax Act, 1961 


Folio No 


GOVERNMENT OF INDIA 


1 . Full name ( in block letters ) 
2 . Name of father ( or husband ) 
3 . PermanentAccount Number 
4 . Passport No /Emergency Certificate No 


This is to certify that the abovementioned applicant has - 


* (a ) 


no liabilities outstanding ; 
made satisfactory arrangements for the payment of taxes which are or may become 
payable under the Wealth - tax Act , 1957 (27of 1957 ), the Gift- tax Act , 1958 (18 of 1958 ), 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Expenditure Tax Act, 1987( 35 of 1987 ). 


(MT1 - 


30 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. . . . . , and 


This certificate is valid for a joumey or journeys to be commenced on or after ........... 
before 


Place 
Date 


(Assessing Officer 


(SEAL ) 

* Strike out the paragraph which is not applicable ."; 


( E ) the Form No. 34 shall be omitted . 


[Notification No. 2991 / 2003/F.No. 142/ 34 /2003- TPL (Pt.)] 

DEEPIKA MITTAL , Under Secy. 


Note : - The principal rules were published vide Notification No .S . O . 969(E ), dated the 
26 " March , 1962 and last amended by Income tax (Twenty - Seventh Amendment) Rules, 
2003 vide Notification No .298 /2003 dated the 20th November, 2003 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 1 10064 

and Published by the Controlter of Publications, Delhi- 110054 . 


